निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 674 ) पटना , शुक्रवार , 7 जून 2019 

पुलिस उप - महानिरीक्षक का कार्यालय, केन्द्रीय क्षेत्र, 


शुद्धि - पत्र 
केन्द्रीय क्षेत्रादेश सं0 - 156 / 2019 

1 जून 2019 
सं० 1274 — केन्द्रीय क्षेत्रादेश संख्या - 155 / 2019 - सह - पठित ज्ञापांक - 1267 / साoशा0 दिनांक 31 .05 .2019 
द्वारा पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना का ज्ञापांक -430 / पी0- 2 दिनांक - 08 . 04.2019 द्वारा प्राप्त निदेश 
के आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या - 01 / 2017 के अन्तर्गत पुलिस 
अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को अपुनरीक्षित वेतनमान बैण्ड वेतन - 9300 - 34 ,800 ग्रेड 
पे -4200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स में स्तर (level)- 6 ) में परीक्ष्यमान पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में 
नियुक्त किया गया है । उक्त क्षेत्रादेश में क्र0 सं0 - 22 पर ईलु उपाध्याय, रौल नम्बर - 3110040068, जन्म तिथि 
19.08 .1994 , पिता / पति - अरूण कुमार उपाध्याय, पता - शिवपति भवन, गली - उमा सिनेमा, राजेन्द पथ के सामने , 
ग्राम - पीरमुहानी, पोस्ट - कदमकुऑ, जिला - पटना, पिन कोड - 800003 सम्मिलित हो गया है । जबकि वरीय पुलिस 
अधीक्षक , पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन में तत्काल ईलु उपाध्याय को चिकित्सीय रूप से 
अयोग्य प्रतिवेदित किया गया है । 

अतएव उक्त क्षेत्रादेश के क्र0सं0 - 22 पर अंकित निम्नांकित अक्षर एवं शब्द समूह को दिनांक 31.05.2019 के 
प्रभाव से ही विलोपित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जून 2019 
पिता / पति का 

स्थायी पता आरक्षण | लिंग 
नाम 

कोटि 


क्र0 सं0 


अभ्युक्ति 


अभ्यर्थी का नाम 

रौल नम्बर 
जन्म तिथि 
ईलु उपाध्याय 
3110040068 
19.08. 1994 


22 


सामान्य । महिला 


अरूण कुमार - शिवपति भवन , गली - उमा 
उपाध्याय सिनेमा राजेन्द्र पथ के सामने , 

ग्राम - पीरमुहानी, 
पोस्ट - कदमकुऑ, 
जिला - पटना, पिन 

कोड - 800003 


आदेश से, 


राजेश कुमार , 
पुलिस उप महानिरीक्षक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 674-57 1 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


